BHIMACHHA 

HT 


. 


h 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

18 माघ 1935 ( श०) 
संख्या 38 राँची, शुक्रवार 

7 फरवरी , 2014 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
31 जनवरी, 2014 


संख्या-7 / प्रोन्नति -208 / 2013 का . 1043 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री योगी लोहरा, अवर 
सचिव ( पी . बी . - III, रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 6600), उर्जा विभाग, झारखण्ड , रांची को उप 
सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 7600 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती 


संख्या -7 / प्रोन्नति - 208 / 2013 का . 1044 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अशोक कुमार 
श्रीवास्तव, अवर सचिव ( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 6600), वित्त विभाग , 
झारखण्ड, रांची को उप सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 7600) में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

संख्या -7 / प्रोन्नति -208 / 2013 का . 1045 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री उमेश कुमार, अवर 
सचिव ( पी . बी . - III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 6600), उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 
झारखण्ड , रांची को उप सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 7600) में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 7 फरवरी 2014 


संख्या-7/ प्रोन्नति- 208/ 2013 का . 1046 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्रीमती निर्मला 
केरकेट्टा, अवर सचिव ( पी . बी . - III, रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 6600), जल संसाधन विभाग , 
झारखण्ड, रांची को उप सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 7600 ) में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 38 _ 501 


